पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 47 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021-कार्तिक 28, शक 1943 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिनल मनोहर मेश्राम आत्मजा श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम, उम्र 19 वर्ष, निवासी- 
मकान 4. सी./6/10, एन.एस.पी.सी.एल. टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं. 55, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ. यह कि मेरा 
वास्तविक नाम मिनल मनोहर मेश्राम है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मिनल मेश्राम दर्ज 
है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे मिनल मेश्राम मनोहर आत्मजा श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मिनल मेश्राम मिनल मनोहर मेश्राम 
(Minal Meshram ) (Minal Manohar Meshram ) 
पिता-श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम पिता-श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम 
(D/o-Shri Manohar Kusandas Meshram ) (D/o-Shri Manohar Kusandas Meshram ) 
निवासी-मकान नं.-सी/6/10, एन.एस.पी.सी.एल. निवासी-मकान नं.-सी/6/10, एन.एस.पी.सी.एल. 
टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


395 


396 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रीति वरूण कुमार ध.प. श्री वरूण कुमार, निवासी-श्याम नगर, रायपुर, तहसील 
व जिला-रायपुर (छ.ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम प्रीति अवस्थी आत्मजा श्री गोपाल प्रसाद अवस्थी था. मेरा विवाह दिनांक 31-03-1999 
को श्री वरूण कुमार के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रीति वरूण कुमार रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अत: अब से मुझे श्रीमती प्रीति वरूण कुमार ध.प. श्री वरूण कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
प्रीति अवस्थी श्रीमती प्रीति वरूण कुमार 
पिता- श्री गोपाल प्रसाद अवस्थी पति- श्री वरूण कुमार 
निवासी-श्याम नगर, रायपुर, निवासी-श्याम नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साकेत सिंह राजपूत, आत्मज श्री सतीश सिंह राजपूत, निवासी-वार्ड नं.-05, चिखली, 
राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम सतीश सिंह राजपूत है जो कि उनके शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों में दर्ज है तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम साकेत ठाकुर आ. श्री सतीश fae ठाकुर दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 
नया नाम साकेत सिंह राजपूत आ. श्री सतीश सिंह राजपूत रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे साकेत सिंह राजपूत आत्मज श्री सतीश सिंह राजपूत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
साकेत ठाकुर साकेत सिंह राजपूत 
पिता- श्री सतीश सिंह ठाकुर पिता- श्री सतीश सिंह राजपूत 
निवासी-वार्ड नं.- 05, चिखली, राजनांदगांव, निवासी-वार्ड नं.- 05, चिखली, राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 397 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, काव्यानी सोनवानी ध.प. स्व. सुरेश कुमार सोनवानी, उम्र 39 वर्ष, निवासी-मकान नं. 
322, वार्ड नं.- 58, आरती USS सर्विस, उरला, नहर पार, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम हीरा साहू था जो 
कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में तथा बीएड, पीजीडीसीए के प्रमाण पत्र में हीरा सोनवानी दर्ज है. मेरा विवाह श्री सुरेश कुमार सोनवानी के 
साथ हुआ पश्चात्‌ मेरा नाम काव्यानी सोनवानी हीरा सोनवानी रख गया, जो कि मेरे विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, मैंने अपना 
नाम परिवर्तित कर नया नाम काव्यानी सोनवानी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे काव्यानी सोनवानी (Kavyani Sonwani) ध.प. स्व. सुरेश कुमार सोनवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
हीरा साहू ( ८८8 Sahu ) काव्यानी सोनवानी ( Kavyani Sonwani) 
हीरा सोनवानी (Heera Sonwani) पति-स्व. सुरेश कुमार सोनवानी 
काव्यानी सोनवानी हीरा सोनवानी निवासी-मकान नं.-322, वार्ड नं.-58, आरती साउंड सर्विस, 
(Kavyani Sonwani Heera Sonwani ) उरला, नहर पार, दुर्ग, 
पति-स्व. सुरेश कुमार सोनवानी तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-मकान नं.-322, वार्ड नं.-58, आरती साउंड सर्विस, 
उरला, नहर पार, दुर्ग, 
तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भारती साहू ध.प. श्री लक्षण राम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-3, तुलसी, 
तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.) की हूँ. यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आयुषी साहू ( Ayushi Sahu) है जो कि उसके शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है, किन्तु एस.बी.आई. के एल.आई.सी. पालिसी के समस्त दस्तावेजों में उसका घरेलू 


नाम कु. डॉली साहू (Ku. Dolly Sahu) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर उसके वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ TA प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को आयुषी साहू (Ayushi Sahu) आत्मजा श्री लक्षण राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 


किया जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
कु. डॉली साहू (Ku. Dolly Sahu) आयुषी साहू ( Ayushi Sahu ) 
पिता-श्री लक्षण राम साहू पिता-श्री लक्षण राम साहू 
(D/o- Shri Lakshan Ram Sahu) (D/o-Shri Lakshan Ram Sahu ) 
निवासी-वार्ड 4.-3, तुलसी, तहसील-तिल्दा, निवासी-वार्ड नं.-3, तुलसी, तहसील-तिल्दा, 


जिला-रायपुर (छ.ग.) जिला-रायपुर (छ.ग.) 


398 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओजिता सिंह गुप्ता आत्मजा श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, उम्र 19 वर्ष, निवासी-जीवन सूर्या 
कालोनी, महेश नगर, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम ओजिता गुप्ता था जो कि मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, वोटर आई डी, बैंक रिकार्ड आदि में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम ओजिता सिंह गुप्ता रख ली हूँ तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे ओजिता सिंह गुप्ता आत्मजा श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ओजिता गुप्ता ओजिता सिंह गुप्ता 
पिता-श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पिता-श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता 
निवासी-जीवन सूर्या कालोनी, महेश नगर, निवासी-जीवन सूर्या कालोनी, महेश नगर, 
राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रीति मनोहर मे श्राम ध.प. श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम, उम्र 49 वर्ष, निवासी-मकान 
नं.-सी/6/10, एन.एस.पी.सी.एल., टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम 
कु. प्रगति आत्मजा केशव राव गायकवाड़ था. मेरा विवाह दिनांक 10-06-2001 को श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ 
मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रीति मनोहर मेश्राम रख ली हूं जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे प्रीति मनोहर मेश्राम ध.प. श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. प्रगति (Ku. Pragati) प्रीति मनोहर मेश्राम 
पिता -श्री केशव राव गायकवाड़ (Priti Manohar Meshram ) 
निवासी-मकान नं.-सी/6/10, एन.एस.पी.सी.एल., पति-श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम 
टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, (W/o Shri Manohar Kusandas Meshram ) 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. 71.) निवासी-मकान नं.-सी/6/10, एन.एस.पी.सी.एल., 


टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 399 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्ण कुमार रामटेके आत्मज श्री भूतनाथ रामटेके, उम्र 56 वर्ष, निवासी-गंजपारा, सत्ती 
चौरा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम कृष्ण कुमार रामटेके (Krishan Kumar Ramteke) दर्ज है मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम कृष्ण कुमार रामटेके 
Krishna Kumar Ramteke) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे कृष्ण कुमार रामटेके (Krishna Kumar Ramteke) आत्मज श्री भूतनाथ रामटेके के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कृष्ण कुमार रामटेके कृष्ण कुमार रामटेके 
(Krishan Kumar Ramteke) (Krishna Kumar Ramteke) 
पिता-श्री भूतनाथ रामटेके पिता-श्री भूतनाथ रामटेके 
निवासी- गंजपारा, सत्ती चौरा, दुर्ग, निवासी- गंजपारा, सत्ती चौरा, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभाकर धनराज तांदुलकर आत्मज श्री धनराज मोहन तांदुलकर, उम्र 52 वर्ष,निवासी- 
1438,30, शांति नगर, वार्ड नंबर 11, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. 
मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रभाकर धनराज (Prabhakar Dhanraj) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैंने अपने नाम के साथ 
उपनाम तांदुलकर जोड़कर नया नाम प्रभाकर धनराज तांदुलकर रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे प्रभाकर धनराज तांदुलकर (Prabhakar Dhanraj Tandulkar) आत्मज श्री धनराज मोहन तांदुलकर (Shri 
Dhanraj Mohan Tandulkar) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
प्रभाकर धनराज प्रभाकर धनराज तांदुलकर 
(Prabhakar Dhanraj) (Prabhakar Dhanraj Tandulkar) 
पिता-श्री धनराज मोहन तांदुलकर पिता-श्री धनराज मोहन तांदुलकर 
(S/o- Shri Dhanraj Mohan Tandulkar) (S/o- Shri Dhanraj Mohan Tandulkar) 
निवासी-1438,30, शांति नगर, निवासी-1438,30, शांति नगर, 
वार्ड नंबर-11, भिलाई नगर, वार्ड, नंबर-11, भिलाई नगर, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


400 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूपनारायण देवांगन आत्मज श्री सुंदर लाल देवांगन, उम्र 51 वर्ष, निवासी-58, वार्ड नं. 04, 
ग्राम मुरमुन्दा तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा पूर्ण नाम रूपनारायण देवांगन 
है जो कि मेरे आधर कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में रूपनारायण (Roop Narayan) दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित 
कर मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे रूपनारायण देवांगन आत्मज श्री सुदंर लाल देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रूपनारायण रूपनारायण देवांगन 
(Roop Narayan) (Roop Narayan Dewangan) 


पिता-श्री सुंदर लाल देवांगन 
(S/o-Shri Sunder Lal Dewangan) 
निवासी-58, वार्ड नं.-04, 
ग्राम-मुरमुन्दा, 
तहसील- धमधा, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता-श्री सुंदर लाल देवांगन 
(S/o-Shri Sunder Lal Dewangan) 
निवासी-58, वार्ड नं.-04, 
ग्राम-मुरमुन्दा 
तहसील- धमधा, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजीत शर्मा आत्मज श्री बैकुंठ शर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 183/1, सड़क 
नं. 01, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम अजीत कुमार था जो कि मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अजीत शर्मा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे अजीत शर्मा आत्मज श्री बैकुंठ शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


अजीत कुमार 
पिता- श्री बैकुंठ शर्मा 
निवासी-प्लाट नं.-183/1, 
सड़क नं.-01, प्रगति नगर, 
रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


अजीत शर्मा 
पिता-श्री बैकुंठ शर्मा 
निवासी-प्लाट नं.-183/1, 
सड़क नं.-01, प्रगति नगर, 
रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 401 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ.ग.) 
रायपुर , दिनांक 7 अक्टूबर 2021 
प्रकरण क्रमांक 202110111000161/ब-113 (1) वर्ष 2020-21 
क्रमांक/161/अ.वि.अ./पं. सा. न्या./2021.-- आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बजरंग गोयल, पिता श्री नरेन्द्र 
गोयल, निवासी हरिकुंज, शंकरनगर, रायपुर द्वारा “रायपुर केपिटल राउंड टेबल 241 ट्रस्ट” पता हरिकुंज, शंकरनगर, रायपुर (छ. ग.) का 


छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में 
पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :- 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता - “रायपुर केपिटल राउंड टेबल 241 ट्रस्ट ” 
पता-हरिकुंज, शंकरनगर, रायपुर (छ. ग.) 


2. चल संपत्ति स्‍- राशि रुपये- 11,000/- (अक्षरी-ग्यारह हजार रुपये मात्र) 


3. अचल संपत्ति स्‍- निरंक 


यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 22-10-2021 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 


यह ईश्तहार आज दिनांक 07-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 
प्रणव सिंह 


पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.) 


402 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर 
जगदलपुर , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 


रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2021-22 


प्रारूप पांच 
[ नियम 5 (1) देखिए ] 


( छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 
1962 का नियम 5 का उपनियम (1) 


लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर के समक्ष 


क्र./01/बी-113/अ.वि.अ. (रा.)/लो. नया. पं./2021.-- मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक 
न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, जगदलपुर, जिला 
बस्तर लोक न्यास का गठन करती है. 


अब इसलिए, मैं दिनेश कुमार नाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे 
न्यायालय में दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 दिन शुक्रवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित , मामले में जांच करने 
को प्रस्तावित करता हूँ. 


अतः एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव 
देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह में के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और 
मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के 
उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 
1. लोक न्यास का नाम - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, जगदलपुर, 
जिला-बस्तर 
2. चल संपत्ति - (1) बड़ौदा बैंक, जगदलपुर में जमा राशि-रुपए्‌ 12,000.00 बचत खाता 


(दि. 13-10-2021 की स्थिति में) 


3. अचल संपत्ति - निरंक 


दिनेश कुमार नाग 
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी 
( रा.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 403 


कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-बालोद (छ. ग.) 
(राजनांदगांव रोड स्टेट बैंक के सामने झुमुक लाल भेड़िया निवास बालोद (छ. ग.) 


बालोद, दिनांक 31 अगस्त 2021 


क्र. /उपंबा./परि./2021/575 &.--संस्था आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. कुसुमटोला पं. क्र. 2632 वि. खं.-डौंडी 
जिला-बालोद को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/554 दिनांक 12-08-2021 के द्वारा श्री आर. के. झा वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक बालोद उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था. 


संस्था का परिसमापक श्री आर. के. झा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के 
अंतर्गत सहपठित नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन 
निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतएव मैं राजेन्द्र प्रसाद राठिया उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बालोद द्वारा छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर द्वारा अधिसूचना 
क्रमांक 15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा पंजीयक सहकारी GME छ. ग. रायपुर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. कुसुमटोला पं. क्र. 
2632 वि. खं.-डौंडी जिला-बालोद का पंजीयन निरस्त करता हूँ. और sad संस्था का निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


बालोद, दिनांक 31 अगस्त 2021 


क्र. /उपंबा./परि./2021/575 8.--संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 2668 वि. खं.-गुंडरदेही जिला-बालोद 
को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/553 दिनांक 12-08-2021 के द्वारा श्री आर. के. झा वरिष्ठ सहकारी 
निरीक्षक बालोद Sat संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था. 


संस्था का परिसमापक श्री आर. के. झा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के 
अंतर्गत सहपठित नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन 
निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतएव मैं राजेन्द्र प्रसाद राठिया उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बालोद द्वारा छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर द्वारा अधिसूचना 
क्रमांक 15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा पंजीयक सहकारी GME छ. ग. रायपुर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 2668 वि. खं.- 
गुंडरदेही जिला-बालोद का पंजीयन निरस्त करता हूँ. और Sat संस्था का निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


बालोद, दिनांक 31 अगस्त 2021 


क्र. /उपंबा./परि./2021/575 C.— SRM ग्रामीण ईट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 1524 वि. खं.-बालोद जिला- 
बालोद को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/556 दिनांक 12-08-2021 के द्वारा श्री आर. के. झा वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक बालोद उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था. 


404 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021 [ भाग 3 (1) 


संस्था का परिसमापक श्री आर. के. झा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के 
अंतर्गत सहपठित नियम 57 के अनुरूप Sad संस्था के परिसमापन की कार्यवाही GI कर धारा 71 (3) के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन 
निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतएव मैं राजेन्ध प्रसाद राठिया उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बालोद द्वारा छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर द्वारा अधिसूचना 
क्रमांक 15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएँ छ. ग. रायपुर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत ग्रामीण Se खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. बालोद पं. क्र. 1524 
वि. खं.-बालोद जिला-बालोद का पंजीयन निरस्त करता हूँ. और उक्त संस्था का निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


बालोद, दिनांक 31 अगस्त 2021 


क्र. /उपंबा./परि./2021/575 7) .--संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कोसागोंदी पं. क्र. 2665 वि. खं.-गुरूर जिला-बालोद 
को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/555 दिनांक 12-08-2021 के द्वारा श्री आर. के. झा वरिष्ठ सहकारी 
निरीक्षक बालोद उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्ति किया गया था. 


संस्था का परिसमापक श्री आर. के. झा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के 
अंतर्गत सहपठित नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन 
निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतएव मैं राजेन्द्र प्रसाद राठिया उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बालोद द्वारा छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर द्वारा अधिसूचना 
क्रमांक 15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएँ छ. ग. रायपुर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कोसागोंदी पं. क्र. 2665 वि. 
खं.-गुंडरदेही जिला-बालोद का पंजीयन निरस्त करता हूँ. और उक्त संस्था का निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


राजेन्द्र प्रसाद राठिया 
उप Usage. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


